24 


शासन 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


ध्य प्रद 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 181 


भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2012 - वैशाख 14, शक 1934 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर 


सागर, दिनांक 26 अप्रैल 2012 


क्र . 3389 - व.लि. - 1-2012. - मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 25 सन् 1956 ) धारा 405 ( 1 ) के अनुसार 
मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को सागर नगर निगम सीमा में सम्मिलित करने का आशय विज्ञापित करता हूं. इस आशय 
पर अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के बाद विचार किया जावेगा. 

उपधारा ( 2 ) के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण तथा नागरिक जो इन ग्रामों के हों उन्हें इस आशय के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत 
करना हो, वे अपनी आपत्ति अथवा सुझाव जिलाध्यक्ष, सागर को निर्धारित अवधि के पूर्व प्रस्तुत करें . 


परिशिष्ट 


नगरपालिक निगम, सागर की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव क्षेत्र अनुसार 


नगरपालिक निगम , सागर 


उत्तर. - जबलपुर मार्ग पर स्थित ग्राम सिंदगवां सीमा से चलकर फोरलेन रोड के किनारे खसरा नं. 400/1 से प्रारंभ होकर 

खसरा नं . 402, 403/1 , 408/1, 409 , 410/1, 411/1 , 412, 391/1, 390/1 , 390/5, 390/6, 389/784, 413, 414/1 , 
415, 416, 418, 417/1 , 417/2, 417/3, 417/4, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2 , 420/3, 421 से 484, 486 
से 496/1 , 513/1 , 514/1 शामिल करते हुए 498/1 , 497/1, 497/2 , 401/1 , 410/2 , 410/3 , 411/2, 414/2 , 
414/3 , 414/4, 414/5, 414/6 एवं 558 लेते हुए ग्राम बहेरिया गदगद फोरलाईन स्थित खसरा नं . 4/1 , 15/2 , 
15/1 , 16, 17 , 18, 19 , 20 , 161, 160 , 161/409 , 170 , 170/409, 171, 172 , 173 , 186, 187 , 210 , 211 , 212 , 
213, 215, 216 से 230 तक 231 , 232, 233, 234 , 235, 236 , 249, 250 , 251 , 252 से चलते हुए 254, 258, 
273, 312, 328, 329 , 332 नाला किनारे होते हुए 381, 377 लेते हुए खसरा नं , 376, 349, 95, 61, 57, 59 , 58 , 
32 लेते हुए मोजा बामोरा की सीमा के किनारे चलते हुए उत्तर की ओर खसरा नं. 4/1 तक . ग्राम बामोरा फोरलेन के 
किनारे खसरा नं . 19 से प्रारंभ होकर 20/1 , 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 22 से 32, 67/1 , 68 , 69, 70/1 , 70/2, 70/3, 
70/4, 70/5, 70/6, 71 से 75 , 76/1 , 77/1, 78/1, 83/1, 84/1, 84/2, 85 , 86/1 , 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 


39 


40 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012 


[ भाग 2 


88/2 , 89/1 , 89/2 , 90/4 , 93/1 , 93/2 , 93/3 , 93/4 , 93/5 , 94/1 , 94/2 , 94/4 , 95/1 , . 


95/2 , 96 से 121 तक , 122/1 , 122/2 , 122/3 , 122/4 , 122/5 , 122/6 , 123 से 128 , 


129/1 एक से 129/10 तक , 130 से 138 , 139/1 , 139/2 , 141/1 , 141/2 , 142 , 143/1 , 


- 


143/2 , 144 से 157 , 158/1 , 158/2 , 158/3 , 158/4, 158/5 , 159 से 174 , 175/1 , 


175/2 , 176/1 , 176/2 , 177 से 181 , 182/1 , 182/2 , 182/3 , 182/4 , 183 , 184 , 185/1 , 


185/2 , 185/3 , 185/4 , 185/5 , 185/6 , 185/7 , 185/8 , 185/9 , 185/10 , 185/11 , 185/12 , 


185/13 , 185/14 , 185/15 , 186 से 189 , 190/1 , 190/2 , 190/3 , 190/4 , 191 , 192 , 193 , 


194 , 195/1 , 195/2 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202/1 , 202/2 , 203 , 204, 205 , 


206/1 , 206/2, 207, 208/1 , 208/2 , 209/1 , 209/2 , 210 , 211 , 107/212/1 , 107/212/2 , 


179/213 , 155/214 , 185/215 , 120/216 शामिल करते हुये ग्राम रजाखेड़ी शामिल करते हुए 
ग्राम रजाखेड़ी खसरा नं . 11 से चलकर पूर्व की ओर सेमरा वाग की मेड़ से लगकर स्थित 
शासकीय संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए खसरा नं . 75 से चलकर खसरा नं . 90 से दक्षिण 
की ओर चलते हुए दाहिनी तरफ की शासकीय संपत्तियों को शामिल करते हुए , मकरोनिया 
चौराहा क्रास करते हुए नरसिंपुर रोड पेट्रोल पंप को शामिल करते हुए श्री संतोष साहू की भूमि 
का खसरा एवं नेहा चाट वालों का खसरा शामिल करते हुए खसरा नं . 278 सिविल लाईन की 
ओर , पश्चित की ओर खसरा नं . 267/5 श्री सुरेन्द्र सिंह वल्द श्री विशाला सिंह की जगह 
शामिल करते हुए हाक केंटीन तक दाहिनी ओर की जगह शामिल , उत्तर की ओर खसरा नं . 
247 शामिल करते हुए केंट की सीमा छोड़कर उत्तर की ओर खसरा नं . 249 लेकर रोड क्रास 
करते हुए खेत्र शामिल , एन.एच. 26 का क्रास करते हुए खसरा नं . 126 लेते हुए रेलवे ट्रेक तक 


तथा खसरा नं . 1 एवं सेमरा बाग एवं केंट सीमा तक कोरे गांव आबादी खसरा नं . 269 आबादी 


लेते - हुए- खसरा नं. 283 , 284 की सम्पत्तियां शामिल । संपूर्ण केंट क्षेत्र की सीमा से लगकर 
उत्तर में ग्राम कपूरिया खसरा नं . 219 से खसरा नं . 50 तक पूर्व में खसरा नं . 46 से खसरा 
नं . 2/1 तक पश्चिम में खसरा नं . 2/1 से 201 होते हुये 219 तक ग्राम भैंसा गढ़ौली ग्राम की 
सीमा खसरा नं . 1 श्री मोहन पटैल से उत्तर में दाहिनी तरफ की संपत्तियां लेते हुये खसरा नं . 
7 से पूर्व की ओर चलते हुये नाले की सीमा से लगकर पगारा मेड से लगकर खसरा नं . 13/2 
मनमोहन सेन की जगह से चलकर रोड क्रास करते हुये खसरा नं . 46 शिवरतन यादव की 
जमीन को शामिल कर खसरा नं . 11 पेट्रोल पंप ऋषभ जैन की जमीन से वायपास रोड तक , 
रोड क्रास करते हुये खसरा नं . 114 से चलकर 135 तक एवं उत्तर तरफ खसरा नं . 141 
सम्मिलित करते हुये जंगल की जगह की सीमा को छूते हुये भैंसा पहाडी की सीमा तथा जंगल 
सीमा से झांसी रोड पूर्व तरफ खसरा नं . 152 प्रसार भारती की जगह को सम्मिलित करते हुये 
कपूरिया मेड से लगकर शमशानघाट छोडते हुये एवं पश्चिम की ओर केंट सीमा छोड़ते हुये झांसी 


भाग 2 1 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012 


41 


रोड क्रास करते हुये खसरा नं . 156 कपूरिया वाले यादव की जमीन तक , पश्चिम की ओर । 
पश्चित में , दक्षिण की ओर केंट सीमा को छोड़ते हुये खसरा नं . 364 राधेलाल माहेश्वरी की 
जमीन सम्मिलित करते हुये मढ़िया विठ्ठलनगर तिराहा छोड़ते हुये नाले की सीमा से चलकर 
पगारा रोड खसरा नं . 74 शंकर पहलवान की जमीन सम्मिलित करते हुये , श्रीमति खटीक की 
जमीन भी शामिल करते हुये करीला की सीमा से लगकर खसरा नं . 1 तक । ग्राम पगारा : 
खसरा नं . 770 से उत्तर पश्चित की तरफ दाहिनी ओर को शामिल करते हुये खसरा नं . 745 
मम्मू शंकर की भूमि लेते हुये पूर्व की ओर खसरा नं. 743 को सम्मिलित करते हुये दाहिनी ओर 
की भूमि शामिल की जाना है। बाई वारी पीर की सीमा छोड़ते हुये पूर्व की ओर चलते हुये 
खसरा नं . 749 चक्रेश जैन की जमीन सम्मिलित करते हुये उत्तर की तरफ बाई वारी पीर की 
जगह छोड़ते हुये पगारा रोड क्रास करते हुये उत्तर की ओर सुन्दर सेठ की जगह खसरा नं . 
728 को सम्मिलित करते हुये पूर्व की ओर खसरा नं . 809 दीना पटेल की जगह को शामिल 
करते हुये नाले तक तथा नाले से दक्षिण की ओर चलते हुये खसरा नं . 809 से खसरा नं . 815 
तक काशीराम पटेल की जमीन शामिल करते हुये पश्चिम की ओर खसरा नं . 850 शासकीय 
खसरा में दक्षिण की ओर वायपास रोड क्रास करते हुये खसरा नं . 970 तक । ग्राम गढ़ौली खुर्द 


: - खसरा नं . 135 मोलाली रिपटा से अमावनी मेड से लगकर पश्चित की ओर चलकर अमावनी 


मौजा से राजेश जैन की भूमि से लगकर उत्तर की ओर की परिसंपत्तियां शामिल की जाना है । 
खसरा नं . 52 एवं 50 को शामिल कर खसरा नं . 915 कनई दाऊ की भूमि छोड़कर पूर्व की 
ओर दाहिनी तरफ की भूमि एवं खसरा नं . 19 सम्मिलित किया जाना है । खसरा नं . 19 से 
उत्तर की ओर खसरा नं . 25 एवं 26 बडी नदी के मुहाने पगारा मौजा से लगकर गल्ला मंडी 
क्षेत्र पूर्णतः सम्मिलित करते हुये वायपास रोड क्रास करते हुये खसरा नं . 145/43 शामिल कर 
दुर्गा मोदी ट्रस्ट एवं भैसा की सीमा से तथा नगर निगम के शास्त्री वार्ड की सीमा से लगकर 
गढ़ौली खुर्द की चर्तुसीमा पूर्ण होगी । ग्राम अमावनी : - गढौली ग्राम की दक्षिणी सीमा से लगकर 
वायपास रोड क्रास करते हुए खसरा नं . 53 से खसरा नं . 62 तक , पूर्व में खसरा नं . 62 से 
89-90 की पूर्वी सीमा से होते हुए खसरा नं . 131 तक , दक्षिण में खसरा नं . 131 से पश्चिम की 
ओर चलकर खसरा नं . 9 तक पश्चिम में दक्षिण पश्चिम खसरा नं . 9 से उत्तर की ओर चलकर 


खसरा नं . 531 ग्राम बम्होरी रेगुवा : - अमावनी ग्राम की पश्चिम सीमा में खसरा नं . 252 से 
चलकर 255 , 247 , 260 , 314 , 315 , 316 होते हुए 342 तक , पूर्व खसरा नं . 342 से दक्षिण 
की ओर वामन खेडी की सीमा के साथ चलते हुए 478/9 तक खसरा नं . 478/1 से पश्चिम की 
ओर बदौना ग्राम की उत्तरी सीमा से चलते हुए खसरा नं . 407 तक पश्चिम में खसरा नं . 407 


से उत्तर की ओर चलकर दाहिनी ओर खसरा नं . 406 , 404 , 403 , 172 , 195 , 196 , 246 , 


248 , 113/2 होते हुए 252 तक । हफसिली :- बम्होरी रेगुवा की उत्तर पश्चिम सीमा से लगकर 


42 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012 


[ भाग 2 


हफसिली ग्राम के खसरा नं . 179 से खसरा नं . 71 तक 71 से उत्तर की ओर चलते 

हुए 


खसरा नं . 69 , 68 , 65 , 61/4 , 52 , 31 होते हुए खसरा नं . 2 तक , उत्तर में खसरा नं . 2 से 
पूर्व की ओर चलते हुए खसरा नं . 17 से 140 होते हुए खसरा नं . 179 तक सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल 
ग्राम रतौना : - हफसिली नाम की दक्षिणी सीमा से चलते हुए रेल्वे लाईन के उत्तर में एग्रीकल्चर 
फार्म तथा रेल्वे लाईन के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम खसरा नं . 7 से 13 पश्चिम दक्षिण खसरा नं. 
14 से चलकर 57 , 58 , 67 , 68 , 72 होते हुए 88 दक्षिण में 88 से 86 दक्षिण 86 से उत्तर 
खसरा नं. 7 का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल करते हुये खसरा नं . 104 , 91 , 295 , 309 होते हुए 
चकरोदा ग्राम की उत्तर सीमा से चलते हुए पूर्व की ओर खसरा नं . 322 से खसरा नं . 327 


तक दक्षिण खसरा नं . 327 उत्तर की ओर चलकर खसरा नं . 325, 239 , 236 , 161 , 158 , 


150 , 147/1 होते हुए खसरा नं . 9 डेयरी फार्म शामिल कर खसरा नं . 4 एग्रीकल्चर फार्म रेल्वे 
लाईन के उत्तर में सम्मिलित । ग्राम लेहदरा : - रतौना ग्राम की पूर्वी सीमा से दक्षिण से उत्तर 
की ओर खसरा नं . 264 से चलते हुए 263 , 196 , 195 , 46 , 45, 11, 10 लेते हुए खसरा नं . 


5 तक उत्तर में खसरा नं . 5 , 6 , 16/328 , 23/329 , 99 , 100 , 101 , 106 , 107 , 108 , 109 , 


- 


/ 


125 , 126 , 149 से 154 तक पूर्व में 154 मंदिर खसरा नं . 156 , 157, 158 , 171/2 , 184 , 
185 , 301 होते हुए खसरा नं . 320 तक दक्षिण में खसरा नं . 320 से 289 , 274/326 , 
270/2 , 266 , 265 होते हुए खसरा नं . 264 तक संपूर्ण क्षेत्र शामिल । ग्राम पथरिया हाट : 
हफसिली, बम्होरी रेगुंवा एवं अमावनी ग्राम के उत्तर में खसरा नं . 255 , 581 से 582 , 583 , 
584 , 595 , 597 , 598 , 604 लेते हुए खसरा नं. 613 तक पूर्व में खसरा नं. 613 से चलकर 
489 , 490 तक पूर्व से पश्चिम 490 से चलकर 502 तक 502 से दक्षिण की ओर चलकर 559 
तक पश्चिम की ओर 559 से 542 , 543 , 539 , 537 , 532 होते हुए 269 , 267 तक के 

संपूर्ण क्षेत्र । 
दक्षिण : बदौना ग्राम , पूर्व में रजौआ , धर्मश्री की सीमा से लगकर खसरा नं . 423 से उत्तर में खसरा नं . 

346 होते हुए खसरा नं . 1 तक , उत्तर से दक्षिण खसरा नं . 1 से 32 पुनः 32 से पूर्व की ओर 
चलते हुए बांई ओर 200 तक खसरा नं . 200 से दक्षिण की ओर चलते हुए बांई ओर खसरा नं . 
900 तक दक्षिण खसरा नं . 900 से पूर्व की ओर चलते हुए बांई ओर खसरा नं . 423 तक का 

संपूर्ण क्षेत्र , 
पूर्व : गौरनगर , कोरेगांव हॉक हिल्स पूर्व दिशा से होते हुए मेन रोड से होकर उत्तर दिशा के सिविल 

लाईन चौराहे तक , सिविल लाईन चौराहे से होते हुए नेपाल पैलेस से धासीदास कालोनी होते 
हुए संपूर्ण विश्वविद्यालय कैम्पस लेते हुए ग्राम पथरिया जाट की सीमा से लगकर मेन रोड से 
धोबीटोला बरगद के पेड़ से होते हुए दक्षिण दिशा में ग्राम पथरिया जाट की सीमा को शामिल 
करते हुए हाक हिल्स तक । ग्राम पथरिया जाट : -- गौरनगर के उत्तर दिशा में , खसरा नं . 


, 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मई 2012 


43 


265/4 से चलकर दाहिनी ओर का हिस्सा शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए खसरा 
नं . 302/2 तक , खसरा नं . 302/2 से पूर्व की ओर चलकर दाहिनी ओर का हिस्सा श्री राजेन्द्र 
सिंह मोकलपुर के मकान से चलकर उत्तर की ओर दाहिनी ओर का हिस्सा शामिल करते हुए 
उत्तर दिशा में ग्राम पथरिया रैयतबारी तक । ग्राम पथरिया रैयतवारी की सीमा छोड़कर खसरा 


नं . 2 से पश्चिम की ओर वन विभाग की सीमा छोड़कर दाहिनी ओर का हिस्सा शामिल करते 
हुए खसरा नं . 210 तक , खसरा नं . 210 से दक्षिण की ओर चलते 

हुए 

बायीं ओर का हिस्सा 
शामिल कर तथा वन विभाग की सीमा छोड़कर खसरा नं . 264/4 तक , ग्राम सिरोजा : 
खसरा नं . 117 रोड से होते हुए एन.एच. 26 रोड को क्रास करते हुए पूर्व की ओर का पूरा 
हिस्सा लेते हुए खसरा नं . 124 , 27 , 17 , 16 , 39 वायपास रोड पुलिया खसरा नं . 41/1 , 
41/2 भूमियों एवं संपत्तियों को लेते हुए । खसरा नं . 31/1 उत्तर की ओर दाहिनी हिस्सा का 
क्षेत्र शामिल कर खसरा नं . 160/1 तक , खसरा नं . 160/1 को लेकर दक्षिण की ओर पामाखेडी 


एवं वायपास मार्ग संगम तक दाहिनी तरफ का क्षेत्र एवं परिसंपत्तियां शामिल हैं । ग्राम खैजरा 


बाग : - सिरोंजा ग्राम की सीमा से लगकर क्रेशर के के गड्डों से होते हुए उत्तर दिशा में खसरा 
नं . 28 से फोर लाईन रोड की तरफ पश्चिम दिशा में खसरा नं . 373 से लगकर ग्राम पामाखेडी 


की सीमा तक , ग्राम पामाखेडी की सीमा से लगरक खसरा नं . 614 मढ़िया नन्दसा की सीमा से 


लगकर दक्षिण दिशा में खसरा नं . 145 बम्होरी बीका की सीमा से होते हुए मेनरोड तक , 
नं . 145 बम्होरी बीका की सीमा से होते हुए पूर्व दिशा में बम्होरी बीका की सीमा से लगकर 
खसरा नं . 124 तक । खसरा नं . 124 से होते हुए सिरोजा ग्राम की सीमा को जोड़ते हुए खसरा 
नं . 28 तक , ग्राम बड़तूमा : - खसरा नं . 392 की बांयी ओर स्थित वन परिक्षेत्र को छोड़कर 
दाहिनी ओर का भाग शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलकर खसरा नं. 240 तक , 
खसरा नं . 240 से पश्चिम की ओर चलकर दाहिनी ओर का क्षेत्र एवं परिसंपत्तियां शामिल 
करते हुए खसरा नं . 386 तक , खसरा नं . 386 से खसरा नं . 504 तक रोड का भाग शामिल 
करते हुए पूर्व की ओर चलते हुए दाहिनी तरफ का क्षेत्र एवं परिसंपत्तियां शामिल कर खसरा नं. 
392 तक , ग्राम मकरोनिया : - पूर्व की ओर सेमरा बाग , रजाखेडी , जिन्दा ग्रामों की सीमा को 
छोड़ते हुए एवं पश्चिम में ग्राम गंभीरिया की सीमा को छोड़ते हुए पटवारी हल्का नं . 33/72 
मकरोनिया बुजुर्ग का समस्त क्षेत्र एवं परिसंपत्तियां शामिल । नाम गंभीरिया : -- मकरोनिया बुर्जुग 
की सीमा के पास स्थित खसरा नं . 41 से प्रारंभ होकर ग्राम मकरोनिया बुजुर्ग की सीमा के 
किनारे किनारे चलते हुए खसरा नं . 1 तक , खसरा नं . 1 से प्रारंभ होकर नाम बामोरा की सीमा 
के किनारे चलते हुए खसरा नं . 130 के अंतिम छोर तक , खसरा नं . 130 के कोने से खसरा नं . 


136 तक , खसरा नं . 136 से प्रारंभ होकर खसरा नं . 41 तक । ग्राम बमोरी बीका : - उत्तर में 


सिरोंजा ग्राम की सीमा से खैजरा बाग के दक्षिण में खसरा नं . 3 से दाहिनी ओर चलते हुए 


44 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2012 


[ भाग 2 


खसरा नं . 615 तक पूर्व में मढ़िया नंदसा ग्राम के दाहिनी ओर खसरा नं. 615 से दक्षिण की 
ओर 627 , 365 , 684 से चलते हुए 766 , 767 तक दक्षिण में 767 से दाहिनी ओर चलते हुए 
बरनावद ग्राम की उत्तर सीमा से चलते हुए 279/6 तक पश्चित में खसरा नं . 279/6 से दाहिनी 
ओर खसरा नं . 3 तक ( खसरा नं. 1 रकवा 437.16 हेक्टेयर सुरक्षा विभाग केन्द्र शासन के 
अधीन छोड़कर ) समस्त परिसंपत्तियां शामिल । 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ई . रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव. 


नगर निगम सागर सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की जानकारी 


कं . 


ग्राम का नाम 


पटवारी हल्का नं . 


ग्राम की जनंसख्या 
2001 के अनुसार 

14360 


रकवा 
हेक्टेयर में 


1. a 


मकरोनिया 


72 


432.000 


2 . 


बड़तुआ 


75 


3000 


336.000 


3 . 


रजाखेड़ी 


69 


19009 


353.905 


4 . 


बामोरा 


77 


274 


186.000 


5 . 


सिदंगुआ 


7 / 79 


1758 


659.000 


6 . 


बहेरिया गदगद 


77 


1572 


304.000 


7 . 


गंभीरिया 


76 


4315 


511.000 


8 . 


सिरोंजा 


74 


1965 


446.088 


9 . 


पथरिया हाट 


73 


3918 


842.901 


10. 


पगारा 


44 


2126 


757.00 


11. 


भैंसा 


45 


2665 


278.116 


12. 


गढोली खुर्द 


46 


813 


160.000 


13. 


पथरिया जाट 


47 


1276 


566.000 


14. 


अमावनी 


46 


409 


241.000 


15 . 


बम्हौरी रेंगुआ 


49 


2913 


558.000 


16. 


कपूरिया 


43 


1959 


131.000 


17 . 


हफसिली 


48 


1006 


369.15 


18. 


बम्हौरी बीका 


69 


2072 


944.53 


19 . 


गौरनगर 


73 


2597 


435.60 


20. 


खैजराबाग 


60 


906 


563.51 


21 . 


बदौना 


51 


2131 


767.40 


22. 


लेहदरा 


50 


431 


221.16 


23. 


रतौना 


50 


1141 


543.39 


कुल योग 


72616 


10606.75 


HIFT 2 ] 


FEZYCII 1943 , FGHICE 4 T 2012 


45 


No. SCI- 12-3389 


Dated the 26th April 2012 


In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of the Madhya Pradesh Municipal 
Corporation Act. 1956 (No. 23 of 1956 ) the State Government hereby notify its intertion to include 
the following Revenue villages and their boundries with limits of the Sagar Municipal Corporation . 

This intention will be considered after thirty days of the publication of the same in the 
Madhya Pradesh Rajpatra under Subsection (2 ) of the Act. Local authorities of/and any person 
resident therein may submit his objection . Suggestions against the déclaration of this intention to 
the Collector, Sagar within the above specified timelimit . 


SCHEDULE 


Proposed boundaries of villages including in Municipal Corporation Sagar is as under : 

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION , SAGAR (M.P.) 


IN THE NORTH - From the border of Village Sidgawa situated at Jabalpur road starting runs 
with side of fourlane road khasra No. 400/1 to khasra No. 402 , 403/1 , 408/1 , 409 , 410/1 , 411/1 , 


412 , 391/1 , 390/1 , 390/5 , 390/6 , 389/784 , 413 , 414/1 , 415 , 416 , 418 , 417/1 , 417/2 , 417/3 , 


417/4 , 419/1 , 419/2 , 420/1 , 420/2 , 420/3 , 421 to 484 from 486 to 496/1 , 513/1 , 514/1 


including 498/1, 497/1, 497/2 , 401/1 , 410/2 , 410/3 , 411/2 , 414/2 , 414/3 , 414/4 , 41415 , 


414/6 and 558 then towards forlane of Baheria Gadgad village from fourline road khasra No. 


4/1 , 15/2 , 15/1 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 161, 160 , 161/409 , 170 , 170/409 , 171, 172 , 173 , 186 , 187 , 


210 , 211 , 212 , 213 , 215 , 216 upto 230 and then with side of Nala from 231 , 232 , 233 , 234 , 


235 , 236 , 249, 250 , 251, 252 upto 254 , 258 , 273 , 312 , 328 , 329 , 332 then with side nala 
including 381 , 377 and with timits of Moja Bamora village towards north from Khasra No. 376 , 


349 , 95 , 61, 57 , 59 , 58 , 32 upto 4/1 Then with the side of forlane of Bamora village starts 


from khasra No. 19 upto 20/1 , 2012 , 2013 , 21/1 , 21/2 , 22. upto 32 , 67/1 , 68 , 69 , 70/1 , 70/2 , 


70/3 , 70/4 , 70/5 , 70/6 , from 71 to 75 , 76/1 , 77/1 , 78/1 , 83/1 , 84/1 , 84/2 , 85 , 86/1 , 86/2 , 


87/1 , 87/2 , 88/1 , 88/2 , 89/1 , 89/2 , 90/4 , 93/1 , 93/2 , 93/3 , 93/4 , 93/5 , 94/1 , 94/2 , 94/4 , 


95/1 , 95/2 , 96 upto 121 and from 122/1 , 122/2 , 122/3 , 122/4 , 122/5 , 122/6 , 123 upto 128 , 


129/1 , 129/10 , from 130 to 138 , 139/1 , 139/2 , 141/1 , 141/2 , 142 , 143/1 , 143/2 , from 144 to 


157, 158/1 , 158/2 , 158/3 , 158/4 , 158/5 , 159 from 174 , 175/1 , 175/2 , 176/1 , 176/2 , from 177 


to 181, 182/1 , 182/2 , 182/3 , 182/4 , 183 , 184 , 185/1 , 185/2 , 185/3 , 185/4 , 185/5 , 185/6 , 185/7 , 


46 


PETYG91 775747 , FGHÍCH 4 F 2012 


[ HT 2 


185/8 , 185/9 , 185/10 , 185/11 , 185/12 , 185/13 , 185/14 , 185/15 , from 186 to 189 , 190/1 , 190/2 , 


190/3 , 190/4 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195/1 , 195/2 , 196 , 197, 198 , 199 , 200 , 201 , 202/1 , 202/2 , 


203 , 204 , 205 , 206/1 , 206/2 , 207 , 208/1 , 208/2 , 209/1, 209/2 , 210 , 211 , 107/212/1 , 


107/212/2 , 179/213 , 155/214 , 185/215 , 120/216 included Rajakhedi village khasra no . 11 
towards east with limits of Semra. Bag including government properties khasra no . 75 , towards 
khasra no . 90 from south including government properties of right side, after crossing makronia 
chouraha including Narsinghpur Road Petrol pump with khasra no . 278 towards civil lines, towards 
west khasra no . 267/5 , including space of Mr.Surendra Singh S/ o Mr. Vishala Singh upto right side 
of Hawk canteen , towards north khasra no . 247 including cant limit, towards north khasra no . 249 
including crossed road farms under NH 26 crossing kharsa no . 126 included upto Railway track , 
and from Semra Bag cent boundary upto Kore gaon population from khasra no . 1, 269 uptp khasra 
no . 283, 284 all property included towards north with the boundary of whole cantt region in 
Kapuriya Village from khasra no . 219 to jhasra no . 50 , towards east khasra no . 46 to 2/1, in west 
from khasra no . 27 to 201, 219 with limits of the Bhainsa Village from Gadholi village khasra no . 1 
from north of Mr. Mohan patel including properties of right side and from khasra no . 7 towards east 
with the limit of Nala with Pagara Road side, khasra no . 13/2 with the space of Manmohan sen 
under road cross khasra no . 46 including land of Rishab Jain petrol pump corrs the bypass road. 
khasra no . 114 to 135 and towards north including khasra no . 141 with the forest boundary, from 
the limit of Bhainsa Pahadi and forest boundary towards east Jhansi Road khasra no . 152 included 
land of prasar bharti excluding Kapuriya side and samsan ghat khasra no . 156 upto land of 
Kapuriya wale Yadav towards west . In west, towards south exduding cantt boundary khasra no. 364 
including land of RadhelalMaheshwari and excluding Madhiya Bitthalnagar tiriha with the limit of 
nala pagara Road khasra no . 74 including land of Shankar pahalwan with the land of Shrimati 
Khatcek , with limit of kareela upto khasra no . 1. Pagara village from khasra no . 770 including 
right side towards north west , khasra no.745 including land of mammu Shankar towards east 
including khasra no743 land of right side . excluding boundaryof Bai Baari peer towards east klasra 
10.749 including land of chakresh jain , towards north excluding Bai Baari peer during crossing of 
pagararoad towards north ilncluding land of sunder seth khasra no.728 towards east including land 
of Deena patel khasra no . 809 upto nala and from nala towards south from khasra no . 809 upto 
khasia no . 815 , towards west including land of Kashiram patel s khasra no . 850 , In governinent 
khasra towards south under crossing of bypass road upto khasra no . 970. Gadholi Khurd Village 
from khasra no . 135 Mololi Ripta with Amovani Road towards west from Amovani Moja land of 
Rajesh Jain towards north all the properties would be included , including khasra no . 52 & 50 , 
excluding land of Kanai Daee, khasra no . 915, towards east land of right side and khasra no . 19 
would be included . Towards north from khasra no . 19 upto khasra no . 25 & 26 with limit of Badi 
Nadi ka Muhana Pagara Moja including johale Galla Mandi region deering bypass road cross 
including khasra no . 145/43 with limits of Durga Modi trust and Bhainsa and boundary of shastri 
ward ofmeuicipal corporation upto Gadheli khurd would be completed . Amovani Village with the 
south limit of Gadholi village during Bypass road crossing from khasra no . 53 to 62 , om east from 


M 2 ] 


Hezya 17647 , fatica 4 $ 2012 


47 


khasra no . 62 to 89-90 including east limit upto khasra no . 131, In south from khasra no . 131 to 9 
towards west, in west from south west khasra no . 9 towards north khasra no . 53 Bamori Rengaw 
Village From the west limit of Amovani village khasra no, 252 upto 255 , 247,260 , 314 , 315 , 316 , 
to342in the east khasra no . 342 to south side limit of vamankheri village upto khasra no.478/ 9 from 
khasra no . 478/1 to west side alongwith south side of village Badena upto khasra no . 407, from 
khasra no . 407 to north side up to right side khasra no . 406 , 404 , 403 , 172 , 195 , 196 , 246 , 248 , 
113/2 upto khasra no . 252. 

Hafsili Village with north west limit of Bamhori Regona of Hafsili village from khasra no . 
179 to 71 and towards north run from khasra no . 69 , 68 , 65 , 61/4 , 52 , 31 upto khasra no . 2 , In north 
from eash run of khasra no . 2 to khasra no . 17 along with khasra no . 140 and 179 whole area would 
be included . Ratona Village with south limit of Hafsili village towards north of Railway line, agri 
culture form and in the south of railway line from east to west from khasra no . 7 to 13 along with 
west south khasra no . 14 runs towards 57 , 58 , 67, 68 , 72 , 88 south . from 88 to south 86 , from 86 
towards north khasra no . 7 including all this area along with khasra no . 104 , 91, 295 , 309 runs with 
north limit of chakroda village would be included . Towards east from khasra no . 322 to 327, from 
south khasra no . 327 to towards north runs khasra no . 325 , 239 , 236 , 161, 158 , 150 , 147/1 along 
with khasra no . 9 of Dairy form and khasra no . 4 of agriculture from at north of Railway line would 
be included . Lahadara Village with the east limit of Ratona village from south to north runs from 
khasra no . 264 to 263, 196 , 195 , 46 , 45 , 11, 10 along with khasra no . 5 , in north from khasra no . 5 , 
6 , 16/328 , 23/329, 99 , 100 , 101, 106 , 107, 108 , 109 , 125 , 126 , 149 to towards east 154. temple 
khasra no . 156 , 157, 158 , 171/2 , 184 , 185, 301 along with 320 and In south from khasra no . 320 to 
289 , 274/326 , 270/2 , 266 , 265 along with upto khasra no . 264 whole area would be included . 
Pathariya Hat Village In the north of Hafsili , Bamhori Rengua and Amavani village from khasra 
no . 255 , 581 to 582 , 583, 584 , 595, 597,598 , 604 along with khasra no .613 and in east from khasra 
no. 613 to 489, 490 from east to west run khasra no . 490 to 502 and from 502 towards south runs 
upto 559 west , and from 559 to 542 , 543, 539, 537, 532 along with 269, 267 whole area would be 
included . 
South : Badona Village Rajaua in east, with lilmit of Dharmshree from khasra no , 423 towards 
north alongwith khasra no.346 upto khasra no.1 , from north to south khasra no.1 to32 again from 
32 towa rds left side of east upto khasra no , 200 and from 200 towardssouth upto khasra no , 900 at 
left uptokhasra no, 423 whole area would be included . 
East : Gour Nagar In koregaon hawk hills from east along with main road towards civil line 
chouraha along with Nepal palace towards ghasidas colony with whole university campus including 
limit of Pathariya Jaat and from main road to dhobitola Bargad tree towards south including limit of 
Pathariya Jaat village upto Hawk Hills whole are would be included . Pathariya Jaat Village In the 
north of gour nagar, from khasra no . 265/4 include right side towards south upto khasra no . 302/2 , 
from east khasra no . 302/2 from right side of Mr. Rajendra Singh Mokalpur towards north along 
with right side area and in north upto pathariya Raiyatbari whole area would be included . 
Excluding limit of Pathariya Raiyatbari from khasra no . 2 towards west excluding boundary of 
forest department with right side are upto khasra no . 210, and from khasra no . 210 towards south 


in 


48 


HEYGT 176943 , FGHI 4 $ 2012 


[ M 2 


> 


runs with left side area excluded boundary of forest departmet upto khasra no . 264/4 whole area 
would be included . Sironja Village from khasra no . 117 to NH 26 along with road cross with 
whole area towards east including khasra no . 124 , 27 , 17, 16 , 39 along with Bypass road Pulia of 
khasra no. 41/1, 41/2 and peopenh , towards right side of north khasra no . 31/1 upto khasra no . 
160/1 , from khasra no . 160/1 towards south pamakhedi & upto Bypass road whole area would be 
included . Khaijara Baag Village with limit of sironja village along with damaged road towards 
north from khasra no . 28 towards forelane road in west with khasra no . 373 upto limit of 
panmakhedi village, from limit of pamakhedi village khasra no . 614 , with limit of Madiya nandsa 
khasra no 145 in south , from the limit of Bambori Bika to main road from khasra no . 145 along 
with limit of Bambori Bika towards east along with boundary of Bambori Bika upto khasra no . 124 
and from 124 along with boundary of Sironja village upto khasra no . 28 , whole area would be 
included. Budtuma Village excluding forest area of left side from khasra no . 392 towards khasra 
no. 240 along with khasra no . 240 and towards west area of right side upto khasra no . 386 , from 
386 to khasra no . 504 including all the road side towards east would be included , upto khasra no . 
392. Makronia Village Semra Bag towards east, Rajakhedi, excluding boundary of line villages 
and in west excluding boundary of Gambhiriya village with the patwari halka no . 33/72 along with 
whole area of makronia burjurg wonld be included . Gambhiriya Village Near boundary of 
makronia village from khasra no . 41 runs with boundary of makronia burjurg upto khasra no . 1, 
from khasra no . I runs with village Bamora s limit upto last limit of khasra no . 130 , from the corner 
of khasra no . 130 to 136 , from khasra no . 136 to khasra no, 41 whole area wonid be included . 
Bamori Bika Village in north from limit of sironja village towards south of khaijra bag s khasra 
no 3 along with khasra no 615 , in east at right side of madiya nandsa village from khasra no.615 to 
627 , 365, 684 along with 766 , 767 and from south right of 767 runs wilth north of Barnavad 
Village upto 279/6 , andin west from khasra no 279/6 to khasra no 3 at right, excluded khasra no . I 
rakba 437.16 hectare propertys of central government land all the area would be included . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

E. RAMESH KUMAR , Collector & Addl.Secy . 


MUNICIPAL CORPORATION SAGAR (M.P.) 


S.No. 


Name of Village 


Patwari Halka 

No. 


Papulation of 
Village as 2001 

14360 


Rakba in 
hectair 
432.00 


1- a 


Makronia 


72 


2 


Budtuma 


75 


3000 


336.00 


3 


Rajakhedi 


69 


19009 


353.905 


4 


Bamora 


77 


274 


186.00 


M 2 


TEZYGII 11647 , FGHIC 4 7 2012 


49 


5 


Sidgawa 


7/79 


1758 


659.00 


6 


Baheria Gadgad 


77 


1572 


304.000 


IN 


Gambhiriya 


76 


4315 


511.00 


8 


Sironja 


74 


1965 


446.088 


9 


Pathariya Hat 


73 


3918 


842.901 


10 


Pagara 


44 


2126 


757.00 


11 


Bhainsa 


45 


2665 


278.116 


12 


Gadholi Khurd 


46 


813 


160.00 


13 


Pathariya Jaat 


47 


1276 


566.00 


14 


Amovani 


46 


409 


241.00 


15 


Bamori Rengaw 


49 


2913 


558,00 


16 


Kapuriya 


43 


1959 


131.00 


17 


Hafsili 


48 


1006 


369.15 


18 


Bamiori Bika 


69 


2072 


944.53 


19 


Gour Nagar 


73 


2597 


435.60 


20 


Khaijara Baag 


60 


906 


563.51 


21 


Badona 


51 


2131 


767.40 


22 


Lahadara 


50 


431 


221.16 


23 


Ratona 


50 


1141 


543.39 


Total 


72616 


10606.75 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012. 


